सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावन , 19 37 ( श० ) 


संख्या 744 राँची, सोमवार 


31 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


खान एवं भूतत्व विभाग 
जिला खनन कार्यालय , धनबाद | 


सूचना 


16 मार्च, 2015 


संख्या - 4 6 7-- खनिज समनुदान नियमावली 1960 के नियम 59 के अन्तर्गत सर्वसाधारण 
को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित क्षेत्र जो पूर्व में सर्वश्री भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , 
कोयला भवन , जिला- धनबाद के नाम से बालू ( क्षेप्याभरण ) खनन पट्टा पर धारित था । उक्त 
पट्टा को कम्पनी द्वारा प्रत्यार्पित किये जाने पर विभागीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप 
उक्त क्षेत्र पुन: बन्दोबस्ती के लिए रिक्त है। क्षेत्र का विवरण निम्नवत है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 31 अगस्त, 2015 


क्षेत्र का विवरण 


अंचल 


मौजा 


प्लॉट संख्या 


कुल रकवा 


टुंडी 


पनरूआ, 


1 , 2365 , 2366 


बेजरा 


निरसा 


| पनराबेजरा 


| 2917 , 2918 


मुराडी 


1 , 1679 


लोयाडी 


पोलकेरा 


1923 


सिजुआ 


| 2049, 2051 एवं 8042 
285 


लकरापहाड़ी 


भागाबाद 


2710 


541 . 31 एकड़ 


विशालपहाड़ी 


बाराबेन्दिया 


मागुरडीह 


उक्त क्षेत्र की पुर्नबंदोबस्ती भारत सरकार / राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निदेशों के आलोक में संबंधित 
अधिनियमों/नियमावली के तहत की जाएगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

g @ अस्पष्ट 
सहायक खनन पदाधिकारी , 

धनबाद । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 744 - 50 । 


